निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 58) 


15 फाल्गुन 1930 ( NO ) 
पटना, शुक्रवार , 6 मार्च 2009 


पशुपालन निदेशालय , बिहार, पटना । 


- - 


- 


- - 


आदेश 


12 जून 2008 


सं0- 3805 – जिला पदाधिकारी सह - अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति, पूर्णिया के ज्ञापांक - 2579 / स्था० 


दिनांक - 06 .11. 07 को अनुशंसा एवं उक्त अनुशंसा की सम्पुष्टि पत्रांक - 281 / स्था0 दिनांक 26. 02 .08 के आलोक में श्री 


राजेश दास , पुत्र स्व० बिहारी दास का वर्तमान पता ग्राम - रूईगोला , पो0 - बेलोरी, थाना - रानीपतरा सदर , जिला - पूर्णिया 


को वर्ग 04 ( चार) के पद पर वेतनमान रू0 2550 - 55 - 2660 - 3200 में नियुक्त कर क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, पूर्णिया 


प्रमण्डल के अन्तर्गत पदस्थापित किया जाता है । 


2. इनकी जन्म तिथि 01. 01. 1986 (एक जनवरी उन्नीस सौ छियासी) । 


3. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है । 
4. योगदान के समय असैनिक शैल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । 


5. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 6 मार्च 2009 


6. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि मूल सरकारी सेवा के आश्रित परिवार के 


भरण -पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व उन पर होगी । इसकी अवहेलना करने पर उनके वेतन से एक पर्याप्त अंश काटकर 


be 


प्रतिमाह मृत सरकारी सेवक के आश्रित को दिया जायेगा एवं उनके विरूद्ध अनुशासिन कार्रवाई की जायेगी अर्थात् कारण 


पृच्छा कर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 


7. यदि बाद में यह पाया गया कि नियुक्त कर्मचारी के गलत तथ्य अथवा कागजात के आधार पर नियुक्ति पायी है 


ALC 


तो किसी भी समय एक सूचना देकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी । 


8. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्र से खुद संतुष्ट हो जाने पर कर्मचारियों का 


योगदान 3 ( तीन) माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेंगे और नियुक्तिकर्ता पदाधिकारी से नियुक्ति पत्र को सम्पुष्टि 


करा लेंगे । यदि 3 माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक 


नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है । 


आदेश से , 


एन0 सरवण कुमार , 


निदेशक , पशुपालन । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 58 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 


